शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 09 / 2013- 2015. ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी . 2 - 22- छत्तीसगढ़ 
गजट | 38 सि . से. भिलाई, दिनांक 
30 - 05 - 2001. " 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 578 ] 


रायपुर , बुधवार, दिनांक 11 सितम्बर 2019 - भाद्रपद 20, शक 1941 


छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 
पुराना उच्च न्यायालय भवन, बिलासपुर ( छ. ग.) 


बिलासपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2019 

अधिसूचना 


क्रमांक 2214 / एक - 4 - 1 / 2003. - छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम , 1987 (1987 का 39) की 
धारा 29अद्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए एतदद्वारा “ छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम , 2003 " में निम्नलिखित संशोधन करता है 


धारा93 


संशोधन 


उक्त विनियम में : 


( 1 ) 


विनियम 16 को विलोपित किया जावे. 


( 2 ) 


विनियम 31 को विलोपित किया जावे. 


आदेशानुसार 


हस्ता./ 
( सिद्वार्थ अग्रवाल ) 

सदस्य सचिव. 


1155 


1156 


BORTTIG 1914 , farlie 11 fickor 2019 


Bilaspur, the 7th September 2019 


NOTIFICATION 


No . 2214 /I-4 - 1/2003 . — In exercise of the power conferred by Section 29A of the Legal Services Authorities 
Act, 1987 (39 of 1987 ), the State Authority hereby Makes the following amendments in the Chhattisgarh State Legal 
Services Authority Regulation , 2003 namely : 


AMENDMENT 


In the said Regulation : 


(1) 


Regulation 16 shall be deleted 


Regulation 31 shall be deleted 


By Order 


Sd ./ 
(Siddharth Aggarwal) 
Member Secretary. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019 . 


